रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


मयमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section 3 - Sub- section (i) 


. . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 238 ] 
No. 238] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 14 , 1999 / बैशाख 24, 1921 
NEW DELHI , FRIDAY, MAY 14 , 1999/VAISAKHA 24, 1921 


- 


- 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन पक्ष ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 मई, 1999 


सा. का . नि . 350 ( अ ), - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न 
अनुसूची में दिए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्मति ) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


अनुसूची 


नव मंगलूर पत्तन न्यास 


नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) संशोधन विनियम 1999 

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पसन न्यास का न्यासी मंडल , 
नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) विनियम में फिर से संशोधन करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है । 


1. इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) संशोधम विनियम 1999 कहा जाएगा । 
2. वर्तमान के नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) विनियम 1980 में निम्नलिखित अनुसूची ( झ ) शामिल 

होगी । 


1458 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - Sec. 3(1)] 
नव मंगलूर पत्तन न्यास - कम्प्यूटर केन्द्र के स्टाफ की नियमावली 

संलग्नक - ख - संशोधित 
अनुसूची 
पद की संख्या वेतनमान पर्गीकरण सीधी भर्ती के लिए निम्न सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित 

तथा उप आयु सीमा - शक्षिक तथा अन्य योगताएं 


पद का नाम 


1 2 
5 ( झ ) संयुक्त निदेशक 

(ईडी पी ) 


श्रेणी 1 


रु. 5440 - 225 - 

6300 - 250 
9300 


40 वर्ष से अधिक 
महो 


शैक्षिक : कम्प्यूटर विज्ञान में 
उपाधि या कम्प्यूटर विज्ञान में 
डिप्लोमा के साथ इंजीनियरी में 
उपाधि या स्नातकोसर उपाधि 


या 


सूचना तकनीकी क्षेत्र में 5 
वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव 
सहित कम्प्यूटर अप्लिकेशन 
में स्नातकोत्तर उपाधि 


या 


सूचना तकनीकी क्षेत्र में 10 
वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव 
सहित विज्ञान में 

स्नातकोत्तर उपाधि । 
क्या सीधी भर्ती के भर्ती की विधि, क्या मया पद प्रवरण पदोम्मति अथवा स्थानांतरण परीवीक्षा की 

टिप्पणी 
लिए निर्धारित आयु पदोन्नति द्वारा / है अथवा गैर- . के मामले में संवर्ग जिनमें निर्धारित अवधि 
तथा शैक्षिक योग्य - स्थानांतरण/ सीधी प्रवरण पर ( केवल से पदोन्नति अथवा स्थानां 
ताएं पदोन्नति और भर्ती की प्रति - पदोन्नति के लिए ) तरण किया जाना होगा । 
अन्य विभाग में नियुक्ति और भर्ती 
अनुरूप पदों पर की विभिन्न विधियों 
असीन व्यक्ति द्वारा भरी जाने वाली 
और प्रतिनियुक्तियों रिक्तियों की 
के मामले में भी प्रतिशतता । 
लागू होगी । 

10 11 12 

13 
पदोन्नति के संदर्भ पदोन्नति द्वारा , चयन 5 वर्ष नियमित 

दो वर्ष - 
पदोन्नति द्वारा 

सेवायुक्त उप 
आयु : नहीं महोने पर सीधी 

निदेशक (ईडी पी ) 
अर्हताएँ : जी , हौं भर्ती द्वारा । 

की श्रेणी में से । 

[ फा. सं. 12012/ 16 / 99 - पी ई-I ] 

के . वी . राव , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : - मूल विनियम दिनांक 27 - 03 - 1980 सा . का . नि. 156 ( अ ) में प्रकाशित है और बाद में संशोधन इस प्रकार हैं : 
1. सा . का . नि . सं . 1041 ( अ ) दिनांक 05 - 12 - 1989 
2. सा . का. नि . सं. 940 ( अ ) दिनांक 07 - 12 - 1990 
3. सा . का. नि . सं. 92 ( अ ) दिनांक 27 - 02 - 1991 

का . नि . सं. 658 ( अ ) दिनांक 31 - 10 - 1991 
5. सा. का. नि . सं. 695 ( अ ) दिनांक 18- 11 - 1991 

का. नि . सं. 530 ( अ ) दिनांक 03 - 08 - 1993 
सा . का . नि . सं . 23 ( अ ) दिनांक 15 - 01- 1993 


में : 


[ 4M 11 - 13(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 . EL. 51. fa . Fİ. 454 ( 39 ) fai 12 -05 - 1994 
9 . HI, WT, A , H . 15( 37) faris 09 - 01 - 1996 
10 . AT. 1 . f . H . 257 ( 37 ) f 27 - 06 - 1996 
11. H . . f . F . 289 ( 37 ) farlin 27 - 06 - 1996 
12. Fl. 1. fot. H . 135 ( 57 ) facin 06 -03 - 1997 
13. AI, # . A . . 136 ( 3 ) fi 06 - 03 - 1997 
14 . HT. $ T. A. . 471(37 ) focif 19 -08 - 1997 
15 . H . 1 f . H . 658 ( 34 ) 514 05 - 11 - 1998 
16 . FI. FT. fo . F . 667 ( 3 ) fai 10 - 11- 1998 
17 . FI. l. f1 . H . 688( 37 ) fata 19 - 11- 1998 
78 . FI. ch . f . H . 717 ( 39 ) Fai 03 - 12- 1998 . 
19 . HI. 9 . f . . 755 ( 97 ) f -114 18 - 12 - 1998 
20. Fl. 2 . A . İ. 777 ( 87) fatih 30 - 12 - 1998 

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May , 1999 


G .S . R 350 (E ). - In exercisc of the powers conferred by Sub -section (1) of Section 124 , road with Sub -section (1 ) of 
Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Govt. hereby approves the New Mangalore Port Trust 
Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) AmendmentRegulations, 1999made by the Board of Trustees for the Port 
of New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this notification . 
2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette. 

SCHEDULE 

NEW MANGALORE PORT TRUST 
New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations, 1999 . 

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963 ) the Board of 
Trustees of the New Mangalore Port Trust hereby makes the following Regulations further to amend thc New Mangalore Port 
Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion ) Regulations. 

1. These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employecs (Recruitment, Seniority & Promotion ) 
Amendment Regulations, 1999 . 

In the existing New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion ) Regulations, 1980, the 
following Schedule 5 (1)may be added . 

ANNEXURE - B 
NEW MANGALORE PORT TRUST - RECRUITMENT RULES OF COMPUTER CENTRE STAFF 
SCHEDULE 

MODIFIED 
Si. Name of the Post Posts Scale ofpay Classification Age limits lower Educational qualifications 
No . 

and upper for and other qualifications 

direct recruits required for direct recruits 
1 2 
5 (i ) Joint Director (EDP) 1 Rs. 5400 - 225 - Class I 

Not exceeding Educational : 
6300 -250 - 9300 

40 years 

Degree in Computer Science 

OR 
Post Graduate Dogrce or 
Degree in Engineering with 
Diploma in Computer Science 

OR 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC , 30) 


Master Degree in Computer 
Applications with 5 years 
Managerial Experience in the 
field of Information Technology . 

OR 
Post Graduate Degree in 
Science with 10 years 
managerial experienco in 
tho field of Information 
Technology 


Remarks 


Prescribed 
period of probation 


Whether age and Method of recruitment Whether In case of 
educational and whether by promotion post is a promotion or 
othor qualifications transfer/deputation of selection transfer cadres 
prescribed for direct direct recruitment and post or non - from which 
recruits will apply percentage of vacancies selection post promotion or 
in the case of pro - to be filled by different ( for promotion transfer shall be 
moteos and pasons methods of recruit only ) 

made 
holding analogous mont 
post in another 
department and 
deputationists 


8 


11 


12 


For promotors ** ** * Hy promotion failing Selection From the cadre 2 years 
Age : No which by direct 

of Dy. Director 
Qualification : Yes recruitment 

(EDP) with 5 
years regular 
savice 

[No. 12012 / 16 /99 -PE - N 

K . V . RAO , Jt. Secy . 
Footnote : PrificipalRegulation published vid . GSR No. 156 (6 ) dated 27-3- 1980 and absoquently amended vide : 

GSR No : 1041 (E ) datod 5- 12 - 1989 
GSR NO:940 E ) datbd7 -12 - 1990 
GSR No. 92 (E ) dated 27 -2 - 1991 
GSR No . 658 ( B ) dated 31 - 10 - 1991 
GSR NO. 695 (E ) dated 18 - 11- 1991 

OSRN , $ 30 ( E ) dated 01 -08 - 1993 
(vii ) GSR .NO: 23 (E ) dated 15-01-1993 

GSR No 454 (E ) dated 12 - 05 - 1994 
GSR No. 15 ( E ) dated 09 -01- 1996 
GSR NO. 257 (E ) dated 27-06 - 1996 
GSR No. 289 (E ) dated 27 -06 - 1996 

GSR No . 135 (E ) dated 06 -03 - 1997 
(xiii ) GSR No, 136 (E ) dated 06 -03 - 1997 

GSR NO. 471(E ) dated 19-04 -1997 
(XV ) GSR No : 658E ) dated 05 - 11 - 1998 
(xvi) GSR NO. 667 ) dated 10 -11- 1998 
( xvii) GSR No . 688 ( E ) dated 19 - 11 -1998 
(xviii ) GSR No 117 Efdated 04 -12 - 1998 
(xix ) CSR -NO 755 Edated 18 - 12 - 1998 
(XX ) GSR No. 777, ( E ) dated 30 - 12 - 1998 


SESE 


( vill) 


(xi) 


(xiv ) 


TILL 


Printed by the Manager , Govt. of India Pross, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publicatiotu , Dolhi- 11005 


